निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 18 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 28 ) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 जनवरी 2012 
सं 0 6 प / पं ०नि०-045 / 2011 / पं ० रा ० / 276 — चूँकि बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत 
मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के रिक्त पदों के 
लिए उप –निर्वाचन कराने का निर्णय, इससे संलग्न अनुसूची के अनुसार, लिया है; 

इसलिए, अब , बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा -124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये, बिहार के राज्यपाल, एतद्द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की अनुशंसा पर, इससे संलग्न अनुसूची के 
अनुसार, ग्राम पंचायत , पंचायत समिति, ग्राम कचहरी एवं जिला परिषद् के रिक्त पदों के ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम 
पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी पंच , ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य के 
निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि के रूप में 05 फरवरी , 2012 नियत करते हैं तथा संबंधित पदधारकों को 
निर्वाचित करने हेतु मतदाताओं से अपेक्षा करते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ० ) अस्पष्ट, 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 12th January 2012 
No. 6Pa/Pa-Ni- 045 / 2011 /P.R./276 — Whereas , the Government of Bihar has 
decided to hold the bye - election of vacant posts of Gram Panchayat Sadashya , Gram 
Panchayat Mukhiya, Gram Katchahry Panch , Gram Katchahry Sarpanch , Panchayat 
Samiti Sadashya and Zila Parishad Sadashya as per scheduled annexed here to ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section - 124 of the Bihar 
Panchayat Raj Act, 2006 , the Governor of Bihar is hereby pleased to fix , the 05th day of 
February , 2012 as the date of poll for election of the Gram Panchayat Sadashya, Gram 
Panchayat Mukhiya , Gram Katchahry Panch , Gram Katchahry Sarpanch , Panchayat 
Samiti Sadashya and Zila Parishad Sadashya of the vacant post of Gram Panchayat, Gram 
Katchahry , Panchayat Samiti and Zila Parishad as per scheduled annexed hereto , on the 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 18 जनवरी 2012 
recommendation of the State Election Commission Bihar and expect the electors to elect 
the respective office - bearers. 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd /-Illegible, 
Principal Secretary to the Government. 


परिशिष्ट - क 
पंचायत उप -निर्वाचन , 2012 
जिलावार रिक्तियों की विवरणी 


क्रमांक 


जिला का 


कुल 


ग्राम 
पंचायत 
सदस्य 


नाम 


ग्राम 
कचहरी 
पंच 


ग्राम पंचायत 
मुखिया 


ग्राम 
कचहरी 
सरपंच 


पंचायत 
समिति 
सदस्य 


जिला 
परिषद् 
सदस्य 


1 


पटना 


11 


208 


1 


220 


2 


बक्सर 


12 


1 


14 


3 


रोहतास 


2 


143 


145 


4 


भोजपुर 


2 


176 


178 


5 


नालन्दा 


5 


41 


1 


47 


6 


कैमूर 


0 


23 


23 


7 


औरंगाबाद 


1 


167 


1 


169 


8 


नवादा 


1 


80 


81 


9 


जहानाबाद 


0 


15 


1 


16 


10 


अरवल 


0 


3 


3 


11 


सारण 


4 


97 


102 


12 


सिवान 


31 


335 


367 


13 


गोपालगंज 


6 


83 


89 


14 


मुजफ्फरपुर 


4 


221 


1 


226 


15 


वैशाली 


15 


123 


1 


139 


16 


0 


58 


1 


60 


17 


पूर्वी 
चम्पारण 
पश्चिम 
चम्पारण 
सीतामढी 


3 


69 


72 


18 


0 


21 


22 


19 


शिवहर 


0 


20 


1 
1 

1 


21 


20 


भागलपुर 


9 


41 


1 


1 


53 


21 


बाँका 


6 


77 


83 


22 


समस्तीपुर 


17 


90 


2 


109 


23 


दरभंगा 


6 


127 


135 


1 

1 


24 


सहरसा 


1 


9 


12 


25 


मधेपुरा 


0 


8 


8 


26 


पूर्णियां 


3 


148 


1 


152 


27 


किशनगंज 


2 


40 


42 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 जनवरी 2012 


3 


28 


सुपौल 


0 


2 


2 


1 


5 


29 


अररिया 


2 


57 


59 


30 


कटिहार 


13 


59 


72 


31 


2 


31 


33 


32 


मुंगेर 
जमुई 
बेगूसराय 


3 


38 


41 


33 


5 


65 


1 


1 


1 


73 


34 


खगड़िया 


56 


-- 


4 


61 


35 


लखीसराय 


3 


23 


26 


36 


शेखपुरा 


0 


45 


45 


कुल 


162 


2811 


14 


5 


9 


2 


3003 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 28-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


